निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 कार्तिक 1934 ( NO ) 
पटना, बुधवार , 14 नवम्बर 2012 


( सं0 पटना 608) 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

9 नवम्बर 2012 
सं0 नि प्रा० /नि० 1 - 01/ 2011 - खंड - 9812 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 9655 दिनांक 
16. 10. 2012 द्वारा अन्य सहित बोधगया प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति , गया के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु 
अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए निर्वाचन का कार्यक्रम संसूचित किया गया था किन्तु ससमय पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण 
नामांकन की प्रक्रिया नहीं हो सकी । वर्णित स्थिति में प्राधिकार की उपर्युक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से संशोधित करते 
हए उक्त समिति के निर्वाचन के निमित्त प्राधिकार निम्न कार्यक्रम नियत करता है : 
अतिरिक्त नामांकन की तिथि एवं समय 

05.12.2012 ( बुधवार ) 

11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 
| (ii) संवीक्षा की तिथि एवं समय 

07.12. 2012 ( शुक्रवार ) 

11 बजे पूर्वाह्न से लगातार 
( iii) | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि / प्रतीक आवंटन 

08. 12. 2012 ( शनिवार ) 

11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 
(iv ) | मतदान , अगर आवश्यक हो 

20 . 12.2012 ( गुरूवार ) 

7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 
( v ) | मतगणना 

20.12. 2012 ( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है , उन्हें पुनः नामांकन दाखिल करने की 
आवश्यकता नहीं होगी । प्राधिकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा निदेशों के अधीन नामांकन पत्र का अतिरिक्त सेट दाखिल किये जाने 
पर रोक नहीं होगा। 


बिहार गजट ( असाधारण ), 14 नवम्बर 2012 
संबंधित प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मतदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे संगत अधिनियम / 
नियमावली / प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें । 
निर्वाचन के लिए पूर्व में दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा । 

संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निर्वाचन पदाधिकारी नियत कार्यक्रम के अनुसार 
दिनांक 05. 12. 2012 को अतिरिक्त नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे । उन्हें यह भी निदेशित है कि वे समिति के सभी सदस्यों 
के सूचनार्थ निर्वाचन कार्यक्रम को सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेंगे । 

आदेश से , 
एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 608 -571+ 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


